रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 


Wa & राजजपत्र 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249239 
CG-DL-E-07102023-249239 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART 1--४९८7०० 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 4176] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13, 1945 
No. 4176] NEW DELHI, , THURSDAY, OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023 


का.आ. 4347(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4791(अ) तारीख 07 अक्टूबर 2022, जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग Ul, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग अहमदनगर - सोलापुर - अक्ललकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापुर के लिए eae कनेक्टिविटी के साथ) 
ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 के भूखण्ड के निर्माण ( छह /आठ लेन का बनाने, आदि) 
अनुरक्षण, प्रबंधत और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18/10/2022 को 
दिव्या मराठी (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (इंग्रजी)” दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे 
और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


6310 GI/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3a की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापुर - अक्ललकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा 
(सोलापुर के लिए eax कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 तक के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: सोलापूर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: बार्शी 
गांव का नाम: वैराग 


वि का नाम: 
१०० पै शुष्क 0.1|अशोक भगवान खेंदाड 
बाव्शासाहेब भगवान 
खेंदाड 
100 Pt 


निजी शुष्क 2.01|ज्योती अशोक 
गायकवाड, caret 
अशोक शिंदे, नीता 
कल्याण मसलकर, 
नवनाथ सीताराम 
खेंदाड, आनंद भीमराव 
खेंदाड, रेश्मा अनिल 
खेंदाड 
102 Pt. 


3 १०३ पै. शुष्क 0.31|छगन नागनाथ बचुटे | 
103 Pt 


शुष्क 0.11[लिंबुबाई अंकुश बचुटे, | 
शाम अंकुश बचुटे, 
लक्ष्मण अंकुश बचुटे 
105/1 Pt 

शुष्क 0.12|बाबासाहेब नागनाथ 
105/1 Pt 

शुष्क 0.13|समाधान कालिदास 
105/1 Pt 


शुष्क 0.12|छगन नागनाथ बचुटे 
105/1 Pt 

शुष्क 0.11|नानासाहेब नागनाथ 
105/1 Pt 


शुष्क 0.08|श्रीमती रावसाहेब 
बचुटे, संतोष रावसाहेब 
बचुटे, सविता सयाजी 
गायकवाड, सुनिता 
अभिमान शिंदे 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


05/1 Pt 
शुष्क 0.11|दिलीप सुभाष बचुटे 
105/2 Pt 
शुष्क 0.11|रामचंद्र सुभाष बचुटे 
105/2 Pt 


०८ पै शुष्क 0.34|उषा काकासाहेब 
पाटील, श्रीशैल 
काकासाहेब पाटील 
108 Pt 

०९ पै शुष्क 0.83[लिंबुबाई अंकुश बचुटे, | 
शाम अंकुश बचुटे 
लक्ष्मण अंकुश बचुटे 
109/1 Pt 

शुष्क 0.77|बाबासाहेब नागनाथ 
109/1 Pt 

शुष्क 0.77|समाधान कालिदास 
109/1 Pt 

शुष्क 0.75|नानासाहेब नागनाथ 
109/1 Pt 

शुष्क 0.03|छगन नागनाथ बचुटे 
109/1 Pt 


शुष्क 2.35|किसन मारुती 
वाघमारे, दत्तू मारुती 
वाघमारे, Teele 
मारुती वाघमारे, 
समाधान प्रल्हाद 
वाघमारे 
109/2 Pt 


श्रश्पै शुष्क 0.94|किष्णराव विनायकराव 
निबाछ॒कर 
121 Pt 

श१्२२पै शुष्क 3.46|रावसाहेब मल्लिकार्जुन 
पाटील 
122 Pt 


शुष्क 0.39|निकिता अण्णासाहेब 
खेंदाड, मनीषा 
अण्णासाहेब खेंदाड, 
अभिषेक अण्णासाहेब 
खेंदाड 
78 Pt 


शुष्क 0.25|आबासाहेब भीमराव 
खेंदाड 
78 Pt 


शुष्क 0.25|नागनाथ शिवाजी 
पालकर 
98/2 Pt 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY PART II—SEC. 3(ii)] 


24 ९९ पै. शुष्क 0.51|बाछासाहेब भगवान 
खेंदाड 
99 Pt 
25 ९९ पै, शुष्क 1.04|अशोक भगवान खेंदाड 
99 Pt 
|... 1 5.99 99 


कुल योग 


[फा.सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th October, 2023 


9.0. 4347(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, number S.O. 4791 (E) dated 07 Oct 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, 
Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (Six/Eight-laning etc.), maintenance management and 
operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN 
Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/000 
(Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra. 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Marathi (Marathi)" and 
“Daily Indian Express (English)” both dated 18.10.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the 


newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur 
Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 in Solapur District in the State of Maharashtra. 


State: MAHARASHTRA District: SOLAPUR 


Type of Land ||Nature of Land Area Name of Land 
(in Hectares)|| Owner/Interested 
Person 


Taluk: Barshi 


Village: Vairag 


100 Pt Private 0.1000000}/Ashok Bhagwan 
Khendad, Balasaheb 
Bhagwan Khendad 
100 Pt. 


102 Pt. Private 2.0100000}|Jyoti Ashok Gaikwad, 
Swati Ashok Shinde, 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


Nita Kalyan Masalkar, 
Navnath Sitaram 
Khendad, Anand 
Bheemrao Khendad, 
Reshma Anil Khendad 
102 Pt. 


Chagan Nagnath 
Bachute 
103 Pt. 


Limbubai Ankush 
Bachute, Sham 
Ankush Bachute, 
Laxman Ankush 


103 Pt. Private Dry 0.3 100000 


105 Pt. Dry 0.1100000 


| 

| f 
हा 
as 
a 
Cert 
=f 
“FFE 
| [ 
7 
mid 


105 Pt. 
105 Pt. 
105 Pt. 
105 Pt. 


Shrimati Raosaheb 
Bachute, Santosh 
Raosaheb Bachute, 
Savita Sayaji 
Gaikwad, Sunita 
Abhiman Shinde 
105/1 Pt. 


Dilip Subhash 


105 Pt. Dry 0.1100000 
Dry 0.1100000 


Dry 0.3400000 
Dry 0.8300000 


109 Pt. Private Dry 0.7700000 
109 Pt. Private Dry 0.7700000 


105 Pt. 


Usha Kakasaheb Patil, 
Shrishail Kakasaheb 


108 Pt. 


Limbubai Ankush 
Bachute, Sham 
Ankush Bachute, 
Laxman Ankush 


109 Pt. 


5 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


0.7500000}|Nanasaheb Nagnath 


16 : i 

1 : 

18 109 Pt. Private Dry 2.3500000 
है 

21 


Kisan Maruti 
Waghmare, Dattu 
Maruti Waghmare, 
Pralhad Maruti 
Waghmare, Samadhan 


9 121 Pt. Private Dry 0.9400000 
0 122 Pt. Private Dry 3.4600000 


Nikita Annasaheb 
Khendad, Manisha 
Annasaheb Khendad, 
Abhishek Annasaheb 


78 Pt. Private Dry 0.3900000 


22 78 Pt. Private Dry 0.2500000}|Aabasaheb Bheemrao 
Khendad 
78 Pt. 

23 98 Pt. Private Dry 0.2500000}|Nagnath Shivaji 
Palkar 
98/2 Pt. 

24 99 Pt. Private Dry 0.5100000}|Balasaheb Bhagwan 
Khendad 
99 Pt. 

25 99 Pt. Private Dry 1.0400000}|Ashok Bhagwan 


Total 15.99 


[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D ] 


ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. Manos Kuna 


